निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 आषाढ़ 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 651) पटना , बुधवार , 11 जुलाई 2018 


सं० 22 / वि०प्रो0स0 - 01 / 2018 - 9091 / सा0प्र0 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अध्य 


संकल्प 

10 जुलाई 2018 
विषय : - कृषि उत्पादन आयुक्त की अनुपस्थिति में विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता विकास 

आयुक्त द्वारा किये जाने के संबंध में । 

राज्य सेवाओं / संवर्गों के वैसे पदों, जिनपर नियुक्ति / प्रोन्नति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श 
एवं सहमति की आवष्यकता नही है, पर कर्मियों की नियुक्ति / प्रोन्नति के निमित चयन / अनुशंसा करने हेतु 
तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ( सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प सं0 2653 दिनांक 
28 .02. 1989 के द्वारा " विभागीय प्रोन्नति समिति " का गठन किया गया है । संकल्प के परिषिष्ट - " ग " के तहत राज्य 
सरकार के विभागों को उनकी कार्य प्रकृति के अनुसार चार समूहों में विभक्त करते हुए प्रत्येक समूह के लिए 
अलग - अलग विभागीय प्रोन्नति समिति गठित की गई है । प्रत्येक समूह के लिए समिति की अध्यक्षता का दायित्व 
मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव स्तरीय पदाधिकारियों को दिया गया है । समूह " ग " के विभागों (विकासात्मक 
विभाग) के लिए गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता का दायित्व कृषि उत्पादन आयुक्त को दिया गया है । 
उल्लेखनीय है कि कृषि उत्पादन आयुक्त का पद रिक्त रहने अथवा उपार्जित / लम्बी अवधि तक अवकाश की 
स्थिति में प्रोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 11 जुलाई 2018 
2. अतः उपर्युक्त परिस्थिति के निराकरण हेतु समुचित विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि 
कृषि उत्पादन आयुक्त का पद रिक्त रहने अथवा उपार्जित / लम्बी अवधि तक अवकाश की स्थिति में 
समूह " ग " के विभागों के लिए गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता विकास आयुक्त द्वारा की 
जायेगी । कृपया भविष्य मे तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय 

तथा इसकी प्रति सभी विभाग / विभागाध्यक्ष को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु 
भेजी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र राम , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 651-57 1 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette . bih .nic. in 


